निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


29 पौष 1930 ( श ० ) 
पटना , सोमवार , 19 जनवरी 2009 


( सं ० पटना 11 ) 


संख्या-3 ए- 2 - वे 0 पु0-04 / 2009-362 वि ( 2 ) 

वित्त विभाग 


संकल्प 

17 जनवरी 2009 
विषय- षष्ठम् केन्द्रीय वेतन आयोग की अनुशंसाओं के आलोक में राज्य सरकार के कर्मियों को दिनांक 

01.01.2006 के प्रभाव से पुनरीक्षित वेतनमान् में वेतन निर्धारण, दिनांक 01.04.2007 से 
आर्थिक लाभ एवं दिनांक 01.01.2009 से पुनरीक्षित वेतन का औपबंधिक भुगतान करने के 
संबंध में । 

षष्ठम् केन्द्रीय वेतन आयोग की अनुशंसाओं के आलोक में केन्द्र में लागू किए गए वेतन पुनरीक्षण 
के पश्चात् राज्य सरकार के समक्ष भी अपने कर्मियों को पुनरीक्षित वेतनमान् की स्वीकृति प्रदान करने का 
विषय विचाराधीन था । सम्यक विचारोपरांत राज्य सरकार द्वारा अपने कर्मियों को औपबंधिक रूप से निम्न 
रूपेण वेतन पुनरीक्षण प्रदान करने का निर्णय लिया गया है : 

नई वेतन संरचना - षष्ठम् केन्द्रीय वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में राज्य सरकार 
के कर्मियों के लिए भी रनिंग वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन आधारित नई वेतन संरचना लागू 
करने का निर्णय लिया गया है, जिसका विवरण अनुलग्नक -1 पर उपलब्ध है। नई वेतन 
संरचना में " मूल वेतन " से आशय उस वेतन से होगा जो वेतन बैंड में निर्धारित वेतन 
एवं लागू ग्रेड वेतन के जोड़ से आहरित किया जायेगा, किन्तु इसमें विशेष वेतन या 
किसी अन्य प्रकार का वेतन शामिल नहीं होगा । " वेतन बैंड में निर्धारित वेतन " का सरल 
नाम " बैण्ड वेतन " होगा । 


1 . 


2 


बिहार गजट , ( असाधारण) , 19 जनवरी 2009 


2 . 


3 . 


4 . 


5 . 


बैण्ड वेतन एवं ग्रेड वेतन — बिहार राज्य में लागू वर्तमान वेतनमान , जिसका उल्लेख 
अनुलग्नक -1 के कॉलम-2 में किया गया है, के स्थान पर कॉलम -4 में अंकित बैण्ड वेतन 
एवं कॉलम-5 में अंकित ग्रेड वेतन स्वीकृत किया जायेगा । 
विकल्प का चयन – प्रत्येक सरकारी कर्मी अनुलग्नक -3 में विहित प्रपत्र में लिखित 
विकल्प दे सकेंगे कि वे पुनरीक्षित वेतनमान में अपना वेतन निर्धारण दिनांक 
01.01.2006 के प्रभाव से चाहते है अथवा उसके बाद किसी तिथि से चाहते हैं । लिखित 
विकल्प देने के लिए समय सीमा संकल्प निर्गत होने की तिथि से 3 माह होगी । यदि 3 
माह के भीतर लिखित विकल्प नहीं दिया जाता है तो यह मान लिया जायेगा कि 
संबंधित कर्मी ने दिनांक 01.01.2006 से वेतन पुनरीक्षण का विकल्प चुना है । एक बार 
दिया गया विकल्प अंतिम होगा एवं विकल्प समर्पित करने के बाद उसे बदलने की 
अनुमति नहीं होगी । 
नई वेतन संरचना में वेतन निर्धारण दिनांक 01.01.2006 को प्रत्येक राज्य कर्मी के 
औपबंधिक पुनरीक्षित वेतन का निर्धारण उस तिथि को अपुनरीक्षित वेतनमान में प्राप्त हो 
रहे वेतन के आधार पर अनुलग्नक -2 पर उपलब्ध फिटमेंट तालिका के अनुसार किया 
जायेगा । यदि किसी कर्मी द्वारा दिनांक 01.01.2006 के पश्चात् किसी तिथि से वेतन 
निर्धारण का विकल्प दिया जाता है तो फिटमेंट तालिका के अनुसार ही विकल्प की तिथि 

को पुनरीक्षित वेतन निर्धारित किया जायेगा। नई वेतन संरचना में वेतन निर्धारण हेतु 
फिटमेंट तालिका का उपयोग मात्र एक ही बार किया जायेगा । 
वेतन वृद्धि की दर नई वेतन संरचना में वार्षिक वेतन वृद्धि की दर बैण्ड वेतन एवं ग्रेड 
वेतन के योग का 3 (तीन ) प्रतिशत होगी जिसे 10( दस ) के अगले गुणांक में पूर्णांकित 
किया जायेगा। वेतन वृद्धि की राशि मौजूदा बैण्ड वेतन में जोड़ते हुए नए बैण्ड वेतन की 
गणना की जायेगी । 
वेतन वृद्धि की तिथि – वार्षिक वेतन वृद्धि की तिथि प्रत्येक वर्ष की एक जुलाई होगी। एक 
जुलाई को नई वेतन संरचना में 6 माह या उससे अधिक की सेवा अवधि पूरी करने वाले 

कर्मियों को एक जुलाई को वेतन वृद्धि अनुमान्य होगी । 
उदाहरणत: ( क ) यदि पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन का निर्धारण दिनांक 01.01.2006 को किया 

जाता है तो जिन कर्मियों को अपुनरीक्षित वेतनमान में पिछली वेतन वृद्धि 
दिनांक 02.01.2005 से 31.12.2005 के बीच प्राप्त हुई थी उन्हें अगली वेतन वृद्धि 
01.07.2006 को प्राप्त होगी । वैसे कर्मी, जिनकी वेतन वृद्धि की तिथि 
दिनांक 01.01.2006 को पडती हो , उन्हें अपुनरीक्षित वेतनमान में एक वेतन वृद्धि 
देने के उपरांत दिनांक 01.01.2006 को पुनरीक्षित वेतन का निर्धारण किया जायेगा 

और अगली वेतन वृद्धि दिनांक 01.07.2006 को देय होगी । 
( ख ) यदि कोई कर्मी पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन के निर्धारण के लिए 

दिनांक 01.01.2006 के बाद की कोई तिथि चुनता हो, तो आने वाली एक जुलाई 
को वेतन वृद्धि तभी अनुमान्य होगी जब उसने नई वेतन संरचना में 6 माह या 

उससे अधिक की सेवा अवधि पूरी कर ली हो । 
01.01.2009 को पुनरीक्षित वेतन का निर्धारण इस प्रकार दिनांक 01.01.2006 या वेतन 
पुनरीक्षण के लिए चयनित अन्य तिथि, जैसा कि संदर्भ हो , को निर्धारित पुनरीक्षित वेतन 
पर उपर्युक्त विधि के अनुसार वार्षिक वेतन वृद्धि देते हुए दिनांक 01.01.2009 को 
अनुमान्य औपबंधिक पुनरीक्षित वेतन का निर्धारण किया जायेगा। 


6 . 


7 . 


बिहार गजट , ( असाधारण ), 19 जनवरी 2009 


3 


8 . 


9 . 


10 . 


11 . 


दिनांक 01.01.2006 के बाद नियुक्ति होने पर वेतन निर्धारण — दिनांक 01.01.2006 के 
पश्चात् की नियुक्ति के मामलों में नई वेतन संरचना में वेतन का निर्धारण भी संलग्न 
फिटमेंट तालिका के अनुसार किया जायेगा। 
दिनांक 01.01.2006 के बाद प्रोन्नति होने पर वेतन निर्धारण नई वेतन संरचना में एक 
ग्रेड से दूसरे ग्रेड में प्रोन्नति के समय कंडिका -5 में वर्णित विधि के अनुसार एक वेतन 
वृद्धि प्रदान की जायगी एवं इसे मौजूदा बैण्ड वेतन में जोडते हुए नये बैण्ड वेतन की 
गणना की जायेगी । इस प्रकार निर्धारित बैण्ड वेतन में पदोन्नति वाले पद के ग्रेड वेतन 
को जोड़ कर नया मूल वेतन निर्धारित किया जायेगा । जहाँ पदोन्नति में वेतन बैण्ड का 
परिवर्तन जरूरी हो, वहाँ भी इसी पद्धति का पालन किया जायेगा, परंतु वेतन वृद्धि जोड़ने 
के पश्चात् यदि बैण्ड वेतन पदोन्नति वाले पद के रनिंग वेतन बैण्ड के न्यूनतम से कम 
हो , तो बैण्ड वेतन को बढाफर पदोन्नति वाले रनिंग वेतन बैण्ड के न्यूनतम के बराबर 
कर दिया जायेगा । 
भुगतान की तिथि – वेतन पुनरीक्षण वैचारिक रूप से दिनांक 01.01.2006 से किया 
जायेगा किन्तु आर्थिक लाभ 01.04.2007 से दिया जायेगा एवं औपबंधिक रूप से 
पुनरीक्षित वेतन का भुगतान दिनांक 01.01.2009 से प्रारंभ कर दिया जायेगा। दिनांक 
01.01.2009 को औपबंधिक रूप से निर्धारित पुनरीक्षित वेतन का भुगतान तब तक जारी 
रहेगा जब तक वेतन समिति के प्रतिवेदन पर राज्य सरकार नई वेतन संरचना के संबंध 
में अंतिम निर्णय संसूचित नहीं कर देती है । 
बकाया का भुगतान — वित्त विभाग के संकल्प संख्या 3 ए- वे 0 पु0-01 / 08-10932 दिनांक 
24.12.2008 एवं संकल्प संख्या 11151 दिनांक 31.12.2008 में निहित अनुदेश के 
अनुसार दिसम्बर 2008 माह के अपुनरीक्षित मूल वेतन के समतुल्य राशि का अतिरिक्त 
भुगतान जनवरी तथा फरवरी , 2009 तक ही किया जायेगा जिसे अंतिम वेतन पुनरीक्षण 
के फलस्वरूप प्राप्त होने वाली बकाया राशि में समायोजित कर लिया जायेगा। इसके 
अतिरिक्त बकाया वेतन का भुगतान वित्त विभाग द्वारा इस आशय का आदेश निर्गत 
होने पर ही किया जायेगा। 
महँगाई भत्ता – पुनरीक्षित वेतन पर अनुलग्नक -5 पर उपलब्ध तालिका के अनुसार 
महँगाई भत्ता अनुमान्य होगा । वित्त विभाग का विशिष्ट आदेश निर्गत होने तक अन्य 
भत्ते वर्तमान दर पर ही प्राप्त होंगे । 
घोषणा- पत्र — पुनरीक्षित वेतन प्राप्त करने वाले प्रत्येक कर्मी को अनुलग्नक -4 के अनुसार 
घोषणा- पत्र समर्पित करना होगा । 
वेतन -पुर्जा — पुनरीक्षित वेतन के औपबंधिक भुगतान के लिए वेतन -पुर्जा की आवश्यकता 
नहीं होगी, परन्तु गणना की शुद्धता की जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पर 
होगी । वे गणना तालिका , विकल्प फार्म एवं घोषणा- पत्र सुरक्षित रखेंगें । 
कर्मी जिन पर यह संकल्प लागू है — यह संकल्प केवल राज्य सरकार के कर्मियों के लिए 
ही लागू है। शेट्टी कमीशन की अनुशंसाओं से आच्छादित न्यायिक सेवा के सदस्यों, उच्च 
न्यायालय , पटना / व्यवहार न्यायालयों के कर्मियों तथा राज्य सरकार के अधीन कार्यरत 
अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों पर यह लागू नहीं होगा । 
बिहार विधान सभा / परिषद् के पदाधिकारियों /कर्मचारियों को इस संकल्प के आलोक में 

औपबंधिक रूप से पुनरीक्षित वेतनमान का लाभ माननीय अध्यक्ष, बिहार विधान सभा 
एवं माननीय सभापति, बिहार विधान परिषद् की स्वीकृति से देय होगा । 


12. 


13 . 


14. 


15 . 


4 


बिहार गजट , ( असाधारण ), 19 जनवरी 2009 


16 


17 . 


व्याख्या इस संकल्प में निहित प्रावधानों की व्याख्या पर यदि कोई प्रश्न अथवा संशय 
उत्पन्न होता हो , तो वित्त विभाग का निर्णय अंतिम होगा । 
अन्यान्य — यह स्पष्ट किया जाता है कि इस संकल्प में निरूपित प्रकिया के अनुसार 
किया गया वेतन पुनरीक्षण पूर्णत : औपबंधिक रहेगा और वेतन समिति के प्रतिवेदन पर 
विचारोपरांत सरकार वेतन पुनरीक्षण के विषय पर अंतिम निर्णय संसूचित करेगी, जिसके 

आधार पर प्रत्येक कर्मी का वेतन पुनरीक्षण अंतिम रूप से किया जायेगा । 
आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित किया 


जाय । 


बिहार राज्यपाल के आदेश से . 


नवीन कुमार , 


प्रधान सचिव । 
प्रतिलिपि- महालेखाकार, बिहार , वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु 

प्रेषित। 
प्रतिलिपि- सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष / सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी जिला पदाधिकारी / सभी 

अनुमंडल पदाधिकारी / अवर सचिव, वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग, वित्त विभाग / सभी 
कोषागार पदाधिकारी / सभी उप - कोषागार पदाधिकारी / सभी जिला लेखा पदाधिकारी को 

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित । 
प्रतिलिपि- लोकायुक्त, बिहार का कार्यालय / अध्यक्ष , बिहार लोक सेवा आयोग / सचिव , बिहार विधान 

सभा / सचिव , बिहार विधान परिषद् /निबंधक , पटना उच्च न्यायालय एवं वेतन समिति , 
बिहार , पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित । 

अरुनीश चावला, 
अपर वित्त आयुक्त ( व्यय )। 


OER JIGIC , ( 31HTERUT ), 19 Jan 2009 


5 


3161ed61-1 
Running Pay Bands and Grade Pays 


SI. 
No. 


Existing Pay Scale 
(As on 01.01.2006 ) 


Revised Pay Structure (Rs.) 
Pay Band 

Grade Pay 


1 


2 


3 


4 


5 


1 


2550-55-2660-60-3200 


-15 


4440-7440 


1300 


2610-60-3150-65-3540 


-1S 


N 


4440-7440 


1400 


3 


2610-60-2910-65-3300-70-4000 


-1S 


4440-7440 


1600 


4 


2650-65-3300-70-4000 


-1S 


4440-7440 


1650 


5 


2750-70-3800-75-4400 


PB - 1 


5200-20200 


1800 


6 


3050-75-3950-80-4590 


PB - 1 


5200-20200 


1900 


7 


3200-85-4900 


PB - 1 


5200-20200 


2000 


8 


4000-100-6000 


PB - 1 


5200-20200 


2400 


9 


4500-125-7000 


PB - 1 


5200-20200 


2800 


10 


5000-150-8000 


PB - 2 


9300-34800 


4200 


11 


5500-175-9000 


PB - 2 


9300-34800 


4200 


12 


6500-200-10500 


PB - 2 


9300-34800 


4200 


13 


7450-225-11500 


PB - 2 


9300-34800 


4600 


14 


7500-250-12000 


PB - 2 


9300-34800 


4800 


15 


8000-275-13500 


PB - 2 


9300-34800 


5400 


16 


10000-325-15200 


PB - 3 


15600-39100 


6600 


17 


12000-375-16500 


PB - 3 


15600-39100 


7600 


18 


14300-400-18300 


PB - 4 


37400-67000 


8700 


19 


16400-450-20000 


PB - 4 


37400-67000 


8900 


20 


18400-500-22400 


PB - 4 


37400-67000 


10000 


अरूनीश चावला, 
3143 pard 314c ( R ) 


6 


PER JGTC , (3THTETUT), 19 Jaat 2009 


37GGUG105-2 


Fitment Tables 


Pre- Revised Scale (S - 1) 


Revised Pay Band + Grade Pay 


2550-55-2660-60-3200 


-1S Rs . 4440-7440 + Rs. 1300 


Revised Basic Pay 


Pre - Revised Basic 

Pay 


Pay in the Pay 

Band 


Grade Pay 


2,550 


4,750 


1,300 


6,050 


2,605 


4,850 


1,300 


6,150 


2,660 


4,950 


1,300 


6,250 


2,720 


5,060 


1,300 


6,360 


2,780 


5,180 


1,300 


6,480 


2,840 


5,290 


1,300 


6,590 


2,900 


5,400 


1,300 


6,700 


2,960 


5,510 


1,300 


6,810 


3,020 


5,620 


1,300 


6,920 


3,080 


5,730 


1,300 


7,030 


3,140 


5,850 


1,300 


7,150 


3,200 


5,960 


1,300 


7,260 


3,260 


6,070 


1,300 


7,370 


3,320 


6,180 


1,300 


7,480 


3,380 


6.290 


1,300 


7,590 


PER JGIC , (37HTERUT), 19 Jan 2009 


7 


Pre -Revised Scale (S - 2) 


Revised Pay Band + Grade Pay 


2610-60-3150-65-3540 


-15 Rs. 4440-7440 + Rs.1400 


Pre - Revised Basic 

Pay 


Pay in the Pay 

Band 


Revised Basic Pay 


2,610 
2,670 
2,730 
2,790 
2,850 
2,910 
2,970 
3,030 
3,090 
3,150 
3,215 
3,280 
3,345 
3,410 
3,475 
3,540 
3,605 
3,670 
3,735 


4,860 
4,970 
5,080 
5,190 
5,310 
5,420 
5,530 
5,640 
5,750 
5,860 
5,980 
6,110 
6,230 
6,350 
6,470 
6,590 
6,710 
6,830 
6,950 


Grade 
Pay 
1,400 
1,400 
1,400 
1,400 
1,400 
1,400 
1,400 
1,400 
1,400 
1,400 
1,400 
1,400 
1,400 
1,400 
1,400 
1,400 
1,400 
1,400 
1,400 


6,260 
6,370 
6,480 
6,590 
6,710 
6,820 
6,930 
7,040 
7,150 
7,260 
7,380 
7,510 
7,630 
7,750 


7,870 
7,990 
8,110 
8,230 
8,350 


8 


PER JUIC , ( 31HTERUT) , 19 Jalat 2009 


Pre -Revised Scale (S -2A ) 


Revised Pay Band + Grade Pay 


2610-60-2910-65-3300-70-4000 


-18 Rs. 4440-7440 + Rs. 1600 


Pre -Revised Basic 

Pay 


Pay in the Pay 

Band 


Grade 
Pay 


Revised Basic Pay 


2,610 


6,460 


4,860 
4,970 
5,080 
5,190 
5,310 
5,420 
5,540 


2,670 
2,730 
2,790 
2,850 
2,910 
2,975 
3,040 
3,105 
3,170 
3,235 
3,300 
3,370 


1,600 
1,600 
1,600 
1,600 
1,600 
1,600 
1,600 
1,600 
1,600 
1,600 
1,600 
1,600 
1,600 
1,600 
1,600 
1,600 
1,600 
1,600 
1,600 
1,600 
1,600 
1.600 
1,600 
1,600 


5,660 
5,780 
5,900 
6,020 
6,140 
6,270 
6,400 
6,530 
6,660 
6,790 
6,920 
7,050 
7,180 
7,310 
7,440 
7,580 
7,710 


6,570 
6,680 
6,790 
6,910 
7,020 
7,140 
7,260 
7,380 
7,500 
7,620 
7,740 
7,870 
8,000 
8,130 
8,260 
8,390 
8,520 
8,650 
8,780 
8,910 
9,040 
9,180 
9,310 


3,440 
3,510 
3,580 
3,650 
3,720 
3,790 
3,860 
3,930 
4,000 
4,070 


4,140 


4,210 


7,840 


1,600 


9,440 


PER JUIC , (HHTERUT), 19 Jan 2009 


9 


Pre -Revised Scale (S - 3) 


Revised Pay Band + Grade Pay 


2650-65-3300-70-4000 


-1S Rs. 4440-7440 + Rs.1650 


Pre - Revised Basic 

Pay 


Pay in the Pay 

Band 


Grade Pay 


Revised Basic Pay 


2,650 


4,930 


1,650 


6,580 


2,715 


5,050 


1,650 


6,700 


2,780 


5,180 


1,650 


6,830 


2,845 


5,300 


1,650 


6,950 


2,910 


5,420 


1,650 


7,070 


2,975 


5,540 


7,190 


1,650 
1,650 


3,040 


5,660 


7,310 
7,430 


3,105 


5,780 


1,650 


3,170 


5,900 


1,650 


7,550 


6,020 


1,650 


3,235 
3,300 


6,140 


1,650 


7,670 
7,790 
7,920 


3,370 


6,270 


1,650 


3,440 


6,400 


1,650 


8,050 


3,510 


6,530 


1,650 


8,180 


3,580 


6,660 


1,650 


8,310 


3,650 


6,790 


1,650 


8,440 


3,720 


6,920 


1,650 


8,570 


3,790 


7,050 


1,650 


8.700 


3,860 


7,180 


1,650 


8,830 


7,310 


1,650 


8,960 


3,930 
4,000 


7,440 


1,650 


9,090 


4,070 


7,580 


1,650 


9,230 


4,140 


7,710 


1,650 


9,360 


4,210 


7,840 


1,650 


9,490 


10 


PER JUIC , ( 31HTERUT) , 19 Jaat 2009 


Pre -Revised Scale (S -4 ) 


Revised Pay Band + Grade Pay 


2750-70-3800-75-4400 


PB - 1 Rs.5200-20200 + Rs. 1800 


Pre -Revised Basic 

Pay 


Pay in the Pay 

Band 


Grade Pay 


Revised Basic Pay 


2,750 


7,330 


2,820 


5,530 
5,530 
5,700 


1,800 
1,800 
1,800 


7,330 
7,500 


2,890 


2,960 


1,800 


7,500 


3,030 
3,100 


5,700 
5,880 
5,880 


1,800 
1,800 
1,800 
1,800 


7,680 
7,680 
7,860 
7.860 


3,170 


3.240 


6,060 
6,060 
6,160 


3,310 


1,800 
1,800 


7,960 
8,090 


3,380 


6,290 


6,420 


1,800 


3,450 
3,520 
3,590 


8,220 
8.350 


6,550 


1,800 


1,800 


6,680 
6,810 


8,480 
8,610 


3,660 


1,800 


3,730 


1,800 


8,740 


3,800 
3.875 


6,940 
7,070 
7,210 


1,800 
1,800 


8,870 
9.010 


1,800 


7,350 
7,490 


1,800 


9,150 
9,290 
9,430 


3,950 
4,025 
4,100 
4,175 
4,250 
4,325 


7,630 
7,770 


1,800 
1,800 


9,570 


1,800 


9,710 


7,910 
8,050 


1,800 


9,850 


4,400 


8,190 


1,800 


9,990 


4,475 
4,550 


8,330 
8,470 


1,800 
1,800 


10,130 
10,270 


4,625 


8,610 


1,800 


10,410 


PER JUIC , ( 37HTERUT), 19 Jaa 2009 


11 


Pre -Revised Scale (S -5) 


Revised Pay Band + Grade Pay 


3050-75-3950-80-4590 


PB - 1 Rs.5200-20200 + Rs.1900 


Pre -Revised Basic 

Pay 


Pay in the Pay 

Band 


Grade Pay 


Revised Basic Pay 


3,050 


5,880 


1,900 


7,780 


3,125 


6,060 


1,900 


7,960 


3,200 


1,900 


7,960 


3,275 


6,060 
6,100 
6,240 


1,900 


8,000 


3,350 


1,900 


8,140 


6,380 


1,900 


8,280 


1,900 


8,410 


3,425 
3,500 
3,575 
3,650 


6,510 
6,650 


1,900 


8,550 


6,790 


1,900 


8,690 


3,725 


1,900 


6,930 
7,070 


8,830 
8,970 


3,800 


1,900 


3,875 


7,210 


1,900 


9,110 


3,950 


9,250 


1,900 
1,900 


4,030 


9,400 


7,350 
7,500 
7,650 
7,800 


4,110 


1.900 


9,550 


4,190 


1,900 


9,700 


1,900 


4,270 
4,350 
4,430 


7,950 
8,100 


9,850 
10,000 


1.900 


8,240 


1,900 


10,140 


4,510 


8,390 


1,900 


10,290 
10,440 


4,590 


8,540 


1.900 


4,670 


8,690 


1,900 


10,590 


4,750 


8,840 


1,900 


10,740 


4,830 


8,990 


1,900 


10,890 


12 


PER JUIC , ( 31HTERUT) , 19 Jalat 2009 


Pre-Revised Scale (S -6 ) 


Revised Pay Band + Grade Pay 


3200-85-4900 


PB - 1 Rs.5200-20200 + Rs.2000 


Pre -Revised Basic 

Pay 


Pay in the Pay Band 


Grade Pay 


Revised Basic Pay 


3,200 


6,060 


2,000 


8,060 


3,285 


6,120 


2,000 


8,120 


3,370 


6,270 


2,000 


8,270 


3,455 


6,430 


2,000 


8,430 


3,540 


2,000 


8,590 


3,625 
3,710 


6,590 
6,750 
6,910 


2,000 
2,000 


8,750 
8,910 


3.795 


7,060 


2,000 


9,060 


3,880 


7,220 


2,000 


9,220 


3,965 


7,380 


2,000 


9,380 


4,050 


7,540 


9,540 


2,000 
2,000 


4,135 


7,700 


9,700 


4,220 


7,850 


2,000 


9,850 


4,305 


8,010 


2,000 


10,010 


4,390 


8,170 


2.000 


10,170 


4,475 


8,330 


2,000 


10,330 


4,560 


8,490 


2,000 


10,490 


4,645 


8,640 


2,000 


10,640 


4,730 


2,000 


8,800 
8,960 


10,800 
10,960 


4,815 


2.000 


4,900 


9,120 


2,000 


11,120 


4,985 


9,280 


2,000 


11,280 


5,070 


9,440 


2,000 


11,440 


5,155 


9,590 


2,000 


11,590 


ER JGTC , (31HTERUT), 19 Jad 2009 


13 


Pre - Revised Scale (S - 7) 


Revised Pay Band + Grade Pay 


4000-100-6000 


PB - 1 Rs.5200-20200 + Rs.2400 


Pre -Revised Basic 

Pay 


Pay in the Pay 

Band 


Grade Pay 


Revised Basic Pay 


4,000 


7,440 


2,400 


9,840 


4,100 


7,630 


2,400 


10,030 


4,200 


7,820 


2,400 


10,220 


4,300 
4,400 


8,000 
8,190 


2,400 
2,400 


10,400 
10,590 


4,500 
4,600 


8,370 
8,560 


2,400 
2,400 


10,770 
10,960 


4,700 


8,750 


2,400 


11,150 


4,800 


8,930 


2.400 


11,330 


4,900 


9,120 


2,400 


11,520 


5,000 


9,300 


2,400 


11,700 


5,100 


9,490 


2,400 


11,890 


5,200 


9,680 


2,400 


12,080 


5,300 


9,860 


2,400 


12,260 


5,400 


10,050 


2,400 


12,450 


5,500 


10,230 


2,400 


12,630 


5,600 


10,420 


2,400 


12,820 


5,700 


10,610 


2,400 


13,010 


5,800 


10,790 


2,400 


13,190 


5,900 


2,400 


13,380 


10,980 
11,160 


6,000 


2,400 


13,560 


6,100 


11,350 


2,400 


13,750 


6,200 


11,540 


2,400 


13,940 


6,300 


11,720 


2,400 


14,120 


14 


PER JUIC , ( 31HTERUT) , 19 Jaat 2009 


Pre -Revised Scale (S -8) 


Revised Pay Band + Grade Pay 


4500-125-7000 


PB - 1 Rs.5200-20200 + Rs.2800 


Pre -Revised Basic 

Pay 


Pay in the Pay 

Band 


Grade Pay 


Revised Basic Pay 


4,500 


8,370 


2,800 


11,170 


4,625 


8,610 


2,800 


11,410 


4,750 


8,840 


2,800 


11,640 


4,875 


9,070 


2,800 


11,870 


5,000 


9,300 


2,800 


12,100 


5,125 


9,540 


2,800 


12,340 


5,250 


9,770 


2,800 


12,570 


5,375 


10,000 


2,800 


12,800 


10,230 


13,030 


5,500 
5,625 


2,800 
2,800 


10,470 


13,270 


5,750 


10,700 


2,800 


13,500 


5,875 


10,930 


2,800 


13,730 


6,000 


11,160 


2,800 


13,960 


6,125 


11,400 


2,800 


14,200 


6,250 


11,630 


2,800 


14,430 


6,375 


11,860 


2,800 


14,660 


6,500 


12,090 


2,800 


14,890 


6,625 


12,330 


2,800 


15,130 


6,750 


12,560 


2,800 


15,360 


6,875 


12,790 


2,800 


15,590 


7,000 


13,020 


2,800 


15,820 


7,125 


13,260 


2,800 


16,060 


7,250 


13,490 


2,800 


16,290 


7,375 


13,720 


2,800 


16,520 


PER JGTC , (37HTERUT), 19 Jad 2009 


15 


Pre- Revised Scale (S - 9) 


Revised Pay Band + Grade Pay 


5000-150-8000 


PB - 2 Rs.9300-34800 + Rs.4200 


Pre -Revised Basic 

Pay 


Pay in the Pay 

Band 


Grade Pay 


Revised Basic Pay 


5,000 


9,300 


4,200 


13,500 


5,150 


9,580 


4,200 


13,780 


5,300 


9,860 


4,200 


14,060 


5,450 


10,140 


4,200 


14,340 


5,600 


10,420 


4,200 


14,620 


4,200 


14,900 


5,750 
5,900 


10,700 
10,980 


4,200 


15,180 


6,050 


11,260 


4,200 


15,460 


6,200 


11,540 


4,200 


15,740 


6,350 


4,200 


16,020 


11,820 
12,090 


6,500 


4,200 


16,290 


6,650 


12,370 


4,200 


16,570 


6,800 


12,650 


4,200 


16,850 


6,950 


12,930 


4,200 


17,130 


7,100 


13,210 


4,200 


17,410 


7,250 


13,490 


4,200 


17,690 


7,400 


13,770 


4,200 


17,970 


7,550 


14,050 


4,200 


18,250 


7,700 


14,330 


4,200 


18,530 


7,850 


14,610 


4,200 


18,810 


8,000 


14,880 


4,200 


19,080 


8,150 


15,160 


4,200 


19,360 


8.300 


15,440 


4,200 


19,640 


8,450 


15,720 


4,200 


19,920 


16 


PER JUIC , ( 31HTERUT) , 19 Jalat 2009 


Pre- Revised Scale (S - 10 ) 


Revised Pay Band + Grade Pay 


5500-175-9000 


PB - 2 Rs.9300-34800 + Rs.4200 


Pre - Revised Basic 

Pay 


Pay in the Pay 

Band 


Grade Pay 


Revised Basic Pay 


5,500 


10,230 


4,200 


14,430 


5,675 


10,560 


4,200 


14,760 


5,850 


4,200 


15,090 


10,890 
11,210 


6,025 


4,200 


15,410 
15,740 


6,200 


11,540 


4,200 


6,375 


11,860 


4,200 


16,060 


6,550 


12,190 


16,390 


4,200 
4,200 


12,510 


16,710 


6,725 
6,900 


12,840 


17,040 


4,200 
4,200 


7,075 


13,160 


17,360 


7,250 


13,490 


17,690 


4,200 
4,200 


7,425 


13.820 


18,020 


14,140 


4,200 


18,340 


7,600 
7,775 
7,950 


14,470 


18,670 


14,790 


4,200 
4,200 
4,200 


18,990 


15,120 


19,320 


8,125 
8,300 


15,440 


4,200 


19,640 


8,475 


15,770 


19,970 


4,200 
4,200 


8,650 


16,090 


20,290 


8.825 


16,420 


4,200 


20,620 


16,740 


4,200 


20,940 


9,000 
9,175 


21,270 


17,070 
17,400 


4,200 
4,200 


9,350 


21,600 


9,525 


17,720 


4,200 


21,920 


ER JGTC , (37HTERUT), 19 Jad 2009 


17 


Pre- Revised Scale (S - 11) 


Revised Pay Band + Grade Pay 


6500-200-10500 


PB - 2 Rs.9300-34800 + Rs.4200 


Pre -Revised Basic 

Pay 


Pay in the Pay 

Band 


Grade Pay 


Revised Basic Pay 


6,500 


12,090 


4,200 


16,290 


6,700 


12,470 


4,200 


16,670 


6,900 


12,840 


4,200 


17,040 


7,100 


13,210 


4,200 


17,410 


7,300 


13,580 


4,200 


17,780 


7,500 


13,950 


4,200 


18,150 


7,700 


14,330 


4,200 


18,530 


7,900 


14,700 


4,200 


18,900 


8,100 


15,070 


4,200 


19,270 


8,300 


15,440 


4,200 


19,640 


8,500 


15,810 


4,200 


20,010 


8,700 


16,190 


4,200 


20,390 


8,900 


16,560 


4,200 


20,760 


9,100 


16,930 


4,200 


21,130 


9,300 


17,300 


4,200 


21,500 


9,500 


17,670 


4,200 


21,870 


9,700 


18,050 


4,200 


22,250 


9,900 


18,420 


4,200 


22,620 


10,100 


18,790 


4,200 


22,990 


10,300 


19,160 


4,200 


23,360 


10,500 


19,530 


4,200 


23,730 


10,700 


19,910 


4,200 


24,110 


10,900 


20,280 


4,200 


24,480 


11,100 


20,650 


4,200 


24,850 


18 


PER JUIC , ( 31HTERUT) , 19 Jalat 2009 


Pre- Revised Scale (S - 12A ) 


Revised Pay Band + Grade Pay 


7450-225-11500 


PB - 2 Rs.9300-34800 + Rs.4600 


Pre -Revised Basic 

Pay 


Pay in the Pay 

Band 


Grade Pay 


Revised Basic Pay 


7,450 


13,860 


4,600 


18,460 


7,675 


14,280 


4,600 


18,880 


7,900 


14,700 


4,600 


19,300 


8,125 


15,120 


4,600 


19,720 


8,350 


15,540 


4,600 


20,140 


8,575 


15,950 


4,600 


20,550 


8,800 


16,370 


4,600 


20,970 


9,025 


16,790 


4,600 


21,390 


9,250 


17,210 


4,600 


21,810 


9,475 


17,630 


4,600 


22,230 


9,700 


18,050 


4,600 


22,650 


9,925 


18,470 


4,600 


23,070 


10,150 


18,880 


4,600 


23,480 


10,375 


19,300 


4,600 


23,900 


10,600 


19,720 


4,600 


24,320 


10,825 


20,140 


4,600 


24,740 


11,050 


20,560 


4,600 


25,160 


3 


11,275 


20,980 


4,600 


25,580 


11,500 


21,390 


4,600 


25,990 


11,725 


21,810 


4,600 


26,410 


11,950 


22,230 


4,600 


26,830 


12,175 


22,650 


4,600 


27,250 


ER JGTC , (31HTERUT), 19 Jad 2009 


19 


Pre -Revised Scale (S - 12B ) 


Revised Pay Band + Grade Pay 


7500-250-12000 


PB - 2 Rs.9300-34800 + Rs.4800 


Pre -Revised Basic 

Pay 


Pay in the Pay 

Band 


Grade Pay 


Revised Basic Pay 


7,500 


13,950 


4,800 


18,750 


7,750 


14,420 


4,800 


19,220 


8,000 


14,880 


4,800 


19,680 


8,250 


15,350 


4,800 


20,150 


8,500 


15,810 


4,800 


20,610 


8,750 


16,280 


4,800 


21,080 


9,000 


16,740 


4,800 


21,540 


9,250 


17,210 


4,800 


22,010 


9,500 


17,670 


4,800 


22,470 


9,750 


18,140 


4,800 


22,940 


10,000 


18,600 


4,800 


23,400 


10,250 


19,070 


4,800 


23,870 


10,500 


19,530 


4,800 


24,330 


10,750 


20,000 


4,800 


24,800 


11,000 


20,460 


4,800 


25,260 


11,250 


20,930 


4,800 


25,730 


11,500 


21,390 


4,800 


26,190 


3 


11,750 


21,860 


4,800 


26,660 


12,000 


22.320 


4,800 


27,120 


12,250 


22,790 


4,800 


27,590 


12,500 


23,250 


4,800 


28,050 


12,750 


23,720 


4,800 


28,520 


20 


PER JGIC , (31HTERUT), 19 Jan 2009 


Pre -Revised Scale ( S - 13) 


Revised Pay Band + Grade Pay 


8000-275-13500 


PB - 2 Rs.9300-34800 + Rs.5400 


Pre -Revised Basic 

Pay 


Pay in the Pay 

Band 


Grade Pay 


Revised Basic Pay 


8,000 


14,880 


5,400 


20,280 


8,275 


15,400 


5,400 


20,800 


8,550 


15,910 


5,400 


21,310 


8,825 


16,420 


5,400 


21,820 


9,100 


16,930 


5,400 


22,330 


9,375 


17,440 


5,400 


22,840 


9,650 


17,950 


5,400 


23,350 


9,925 


18,470 


5,400 


23,870 


10,200 


18,980 


5,400 


24,380 


10,475 


19,490 


5,400 


24,890 


10,750 


20,000 


5,400 


25,400 


11,025 


20,510 


5,400 


25,910 


11,300 


21,020 


5,400 


26,420 


11,575 


21,530 


5,400 


26,930 


11,850 


22,050 


5,400 


27,450 


12,125 


22,560 


5,400 


27,960 


12,400 


23,070 


5,400 


28,470 


12,675 


23,580 


5,400 


28,980 


12,950 


24,090 


5,400 


29,490 


13,225 


24,600 


5,400 


30,000 


13,500 


25,110 


5,400 


30,510 


13,775 


25,630 


5,400 


31,030 


14,050 


26,140 


5,400 


31,540 


14,325 


26,650 


5,400 


32,050 


PER JGIC , ( 31HTERUT), 19 Ja 2009 


21 


Pre -Revised Scale ( S - 14 ) 


Revised Pay Band + Grade Pay 


10000-325-15200 


PB - 3 Rs.15600-39100 + Rs.6600 


Pre -Revised Basic 

Pay 


Pay in the Pay 

Band 


Grade Pay 


Revised Basic Pay 


10,000 


18,600 


6,600 


25,200 


10,325 


19.210 


6,600 


25,810 


10,650 


19,810 


6,600 


26,410 


10,975 


20,420 


6,600 


27,020 


11,300 


21,020 


6,600 


27,620 


11,625 


21,630 


6,600 


28,230 


11,950 


22,230 


6.600 


28,830 


12,275 


22,840 


6,600 


29,440 


12,600 


23.440 


6,600 


30,040 


12,925 


24,050 


6,600 


30,650 


13,250 


24,650 


6,600 


31,250 


13,575 


25,250 


6,600 


31,850 


13,900 


25,860 


6,600 


32,460 


14,225 


26,460 


6,600 


33,060 


14,550 


27,070 


6,600 


33,670 


14,875 


27,670 


6,600 


34,270 


15,200 


28,280 


6,600 


34,880 


15,525 


28,880 


6,600 


35,480 


15,850 


29,490 


6,600 


36,090 


16,175 


30,090 


6,600 


36,690 


22 


PER JGIC , (31HTERUT), 19 Jan 2009 


Pre -Revised Scale (S - 15 ) 


Revised Pay Band + Grade Pay 
PB - 3 Rs.15600-39100 + Rs.7600 


12000-375-16500 


Grade Pay 


Revised Basic Pay 


3 


Pre - Revised Basic 

Pay 
12,000 
12,375 
12,750 
13,125 
13,500 
13,875 
14.250 
14,625 
15,000 
15,375 
15,750 
16,125 
16,500 
16,875 
17,250 
17,625 


Pay in the Pay 

Band 
22,320 
23,020 
23,720 
24,420 
25,110 
25,810 
26,510 
27,210 
27,900 
28,600 
29,300 
30,000 
30,690 
31,390 
32,090 
32,790 


7,600 
7,600 
7,600 
7.600 
7,600 
7.600 
7,600 
7,600 
7,600 
7,600 
7,600 
7,600 
7,600 
7,600 
7,600 
7,600 


29,920 
30,620 
31,320 
32,020 
32,710 
33,410 
34.110 
34,810 
35,500 
36,200 
36,900 
37,600 
38,290 
38,990 
39,690 
40,390 


Revised Pay Band + Grade Pay 
PB - 4 Rs.37400-67000 + Rs.8700 


Grade Pay 


Revised Basic Pay 


Pre- Revised Scale (S - 16 ) 

14300-400-18300 
Pre -Revised Basic Pay in the Pay 
Pay 

Band 
14,300 

37,400 
14,700 

37,400 
15,100 

38,530 
15,500 

38,530 
15,900 

39,690 
16,300 

39,690 
16,700 

40,890 
17,100 

40,890 
17,500 

42,120 
17,900 

42,120 
18,300 

43,390 
18,700 

43,390 
19,100 

44,700 
19,500 

44,700 


8,700 
8,700 
8,700 
8.700 
8,700 
8,700 
8,700 
8.700 
8,700 
8.700 
8,700 
8,700 
8,700 
8,700 


46,100 
46,100 
47,230 
47,230 
48,390 
48,390 
49,590 
49,590 
50,820 
50,820 
52,090 
52,090 
53,400 
53,400 


paar JGTC , ( 31HTERUT), 19 Ja 2009 


23 


Revised Pay Band + Grade Pay 
PB - 4 Rs.37400-67000 + Rs.8900 


Grade Pay 


Revised Basic Pay 


Pre - Revised Scale (S - 17) 

16400-450-20000 
Pre -Revised Basic Pay in the Pay 
Pay 

Band 
16,400 

39,690 
16,850 

40,890 
17,300 

40,890 
17,750 

42,120 
18,200 

42,120 
18,650 

43,390 
19,100 

43,390 
19,550 

44,700 
20,000 

44,700 
20,450 

46,050 
20,900 

46,050 
21,350 

47,440 


8,900 
8,900 
8,900 
8,900 
8,900 
8,900 
8,900 
8,900 
8,900 
8,900 
8,900 
8,900 


48,590 
49,790 
49,790 
51,020 
51,020 
52,290 
52,290 
53,600 
53,600 
54,950 
54,950 
56,340 


Pre -Revised Scale ( S - 18 ) 


Revised Pay Band + Grade Pay 
PB - 4 Rs.37400-67000 + Rs. 10000 


18400-500-22400 


Grade Pay 


Revised Basic Pay 


Pre -Revised Basic 

Pay 
18,400 
18,900 
19,400 
19,900 
20,400 
20,900 
21,400 
21,900 
22,400 
22,900 
23,400 
23,900 


Pay in the Pay 

Band 
44,700 
46,050 
46,050 
47,440 
47,440 
48,870 
48,870 
50,340 
51,850 
53,410 
55,020 
56,680 


10,000 
10,000 
10,000 
10,000 
10,000 
10,000 
10,000 
10,000 
10,000 
10,000 
10,000 
10,000 


54,700 
56,050 
56,050 
57,440 
57,440 
58,870 
58,870 
60,340 
61,850 
63,410 
65,020 
66,680 


24 


बिहार गजट , ( असाधारण ), 19 जनवरी 2009 


( I) 


अनुलग्नक -3 

विकल्प फार्म 
मैं 

दिनांक 01 जनवरी , 2006 से लागू 
संशोधित वेतनमान का चयन करता / करती हूँ |* 

.दिनांक 

.तक मौजूदा 
वेतनमान में बने रहने का विकल्प चयन करता / करती हूँ |* 
* ( अगर लागू न हो तो काट दें । ) 


* 


( II). 


मौजूदा वेतनमान (i) 


दिनांक 01.01.2006 को 
दिनांक 01.01.2009 को 


( ii ) 


दिनांक 


हस्ताक्षर 


स्थान 


नाम 


पदनाम 


कार्यालय का नाम 


अनुलग्नक -4 

घोषणा- पत्र 
मैं एतद् द्वारा घोषणा करता / करती हूँ कि यदि किसी कारणवश मुझे अनुमान्यता से अधिक 
पुनरीक्षित वेतन की राशि प्राप्त होती है, तो इसकी वसूली मुझे प्राप्त होने वाले वेतन से कर ली जाय । 


दिनांक 


हस्ताक्षर 


स्थान 


नाम 


पदनाम 


कार्यालय का नाम 


बिहार गजट , ( असाधारण ), 19 जनवरी 2009 


25 


अनुलग्नक -5 
DA Table 
Rate of Dearness Allowance 

per mensem 


Date from which payable 


From 1.1.2006 


0 % 


From 1.7.2006 


2 % 


From 1.1.2007 


6 % 


From 1.7.2007 


9 % 


From 1.1.2008 


12 % 


From 1.7.2008 


16 % 


अरूनीश चावला, 
अपर वित्त आयुक्त ( व्यय )। 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 11-571 + 1000 - डी 0 टी 0 पी 0 । 


